सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

2 कार्तिक, 1937 ( २०) 
संख्या 8 2 3 राँची, शनिवार , 

24 अक्टूबर , 2 0 15 ( ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 

14 अक्टूबर , 2015 
संख्या- 3/ पद .. 01( ख) - 08/ 2014 का .. 9047 --उप सचिव , राजस्व , निबंधन एवं भूमि 
सुधार विभाग, झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित श्री मोती जार्ज लकड़ा , झा0प्र0से0 ( कोटि 
क्रमांक- 597 / 03 , गृह जिला. राँची) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप सचिव , 
महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 


संख्या- 3/ पद.. 01 ( ख) - 08 / 2014 का .. 9048-- उप सचिव, राज्यपाल सचिवालय , झारखण्ड , 
राँची अतिरिक्त प्रभार उप सचिव , कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, 
राँची के पद पर पदस्थापित श्री अमल कृष्ण सत्यजीत , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक- 709 /03, 
गृह जिला- राँची ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप सचिव, कार्मिक , 
प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शनिवार 24 अक्टूबर , 2015 
संख्या- 3/ पद .. 01( ख) - 08/ 2014 का .. 9049-- सचिव , प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार , 
सिंहभूम ( कोल्हान) प्रमंडल , चाईबासा के पद पर पदस्थापित श्री अनिरूद्ध कुमार सिन्हा , 
झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक- 720 /03 , गृह जिला. प0 सिंहभूम ) को स्थानांतरित करते हुए अगले 
आदेश तक उप सचिव , राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 


संख्या- 3/ पद.. 01( ख) - 08 / 2014 का .. 9050--उप सचिव , महिला , बाल विकास एवं 
सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड , राँची अतिरिक्त प्रभार विशेष कार्य पदाधिकारी संयुक्त 
प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद , राँची के पद पर पदस्थापित श्रीमती रंजीता हेम्ब्रम, झा0प्र0से0 ( कोटि 
क्रमांक- 807 / 03, गृह जिला . भागलपुर ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक विशेष 
कार्य पदाधिकारी , झारखण्ड संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद , राँची के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

एच0 के0 सुधांशु, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 8 23 - 50 । 


8 


